PART I 


HARYANA GOVT GAZ .. FEB. 15, 1994 ( MAGHA 26, 1915 SAKA) 


83 


श्रम विभाग 

दिनांक 1 फरवरी, 1994 
क्रम संख्या 14/ 10/ 90- 6 श्रम . - हरियाणा के राज्यपाल राज्य में स्थित कारखानों को वर्ष 1993 के पुरस्कार, जो 
कि सुरक्षा एवं कल्याण पुरस्कार योजना के अधीन दिये जाने हैं , के लिए अवार्डज कमेटी का गठन करते है, जिसके निम्नलिखित 
सदस्य इस अधिसूचना के मरकार राजपत्र में प्रकाशित होने की तिथि से होंगे : 
सरकारी सदस्य : 
1. श्री जिले सिंह , प्राई. ए . एम ., निदेशक , प्रौद्योगिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य 

चेयरमैन 
( श्रम विभाग ) , हरियाणा , चण्डीगढ़ 
2. श्री आर. एल . कालड़ा , अतिरिक्त निदेशक , मौद्योगिक सुरक्षा एवं 

सदस्य - सचिव 
स्वास्थ्य ( श्रम विभाग ) , हरियाणा , चण्डीगढ़ 
गैर - सरकारी सदस्यः 
1. श्री योगेश मुन्जाल , मनेजिंग डायरेक्टर, मन्जाल शोबा 

सदस्य 
लिमिटड, 

गुड़गांवा 
श्री आई . डी . चुग , डायरेक्टर, एटलस साईकिल इन्डस्ट्रीज 
लि ., मोनीपत 
श्री राजेन्द्र नाथ , मनेजिंग डायरेक्टर , मी . लाल इलैक्ट्रीकल्ज , 

सदस्य 
इन्डस्ट्रीयल एरिया , अम्बाला शहर 
श्री डी ० एस ० अग्रवाल , वाईस प्रेजीडेंट , बी . टी . एम . 

सदस्य 


2 . 


सदस्य 


3 . 


एम . भिवानी 


5 . 


सदस्य 


6 . 


सदस्य 


7 . 


2 . 


3. 


श्री एस ० के ० सहदेव , एसोसिएट वाईस प्रेजीडेंट 
एस्कोर्टस लिमिटड , फरीदाबाद 
श्री योगेश वर्मा , जनरल मनेजर, बल्लारपुर 
इन्डस्ट्रीज लि ., यमुनानगर 
श्री के ० के ० बहल , वाईस प्रेजीडेन्ट , न्यकाम 

सदस्य 
लिमिटड , फरीदाबाद 

इस कमेटी का उद्देश्य हरियाणा राज्य सुरक्षा तथा कल्याण अवार्ड स्कीमों के अन्तर्गत उप - दावों की छानबीन तथा 
निर्णय करना होगा , जोकि पुरस्कार के योग्य होंगे । 

इस कमेटी का मुख्यालय चण्डीगढ़ होगा, परन्तु कमेटी या इस कमेटी द्वारा प्रायोजित अन्य उप -कमेटी हरियाणा 
राज्य में किसी भी स्थान पर स्थानीय अनुभवी अभियन्ता सहायता के लिए चुन सकती है । 

4. कमेटी के गैर - सरकारी सदस्यों को यात्रा भत्ता, हरियाणा सरकार की हिदायतों के अनुसार मिलेगा, जोकि 
हरियाणा सरकार के परिपत्र क्रमांक 704-पोल ( 4 ) 72/9855, दिनांक 6 अप्रैल , 1992 के अनुसार है । अन्य दूसरी 
शतें जोकि यावा भत्ता के संबन्ध में कर्मचारियों पर लागू है , वह गैर- सरकारी सदस्यों पर भी लागू होंगी । सिवाए इसके कि 
जहां इसकी व्यवस्था न हो । 

यात्रा भत्ता/दैनिक भत्ता जो खर्च होगा, वह मद 2230 - लेबर एण्ड एम्पलीयमंट 01- लेबर -102 -वरकिंग 
कन्डीशनल एण्ड सेफटी ( ए ) इन्सपंक्शन ( एन . पी . ) में से किया जाएगा । यात्रा भत्ता के संबन्ध में गैर- सरकारी सदस्यों के 
यात्रा भत्ता बिलों के बारे श्रम आयुक्त, हरियाणा नितन्त्रण अधिकारी होंगे । 

इस कमेटी का समय काल अधिसूचना की प्रकाशन तिथि से छ: मास तक होगा । चेयरमैन जब भी आवश्यकता 
समझें , कमेटी की समय - समय पर बैठक बुलाई जाएगी । किसी भी बैठक के लिए सदस्य का कोरम तीन से कम 
नहीं होगा । 

एस ० के ० शर्मा, 
वित्तायुक्त एवं सचिव , हरियाणा सरकार, 

श्रम तथा रोजगार विभाग । 


5 . 


6 . 


1 


84 


HARYANA GOVT GAZ .. FFB 15 , 1994 (MAGHA 26. 1915 SAKA) 


Part 1 ) 


LABOUR DEPARTMENT 


The 1st February, 1994 


No. 14 10 / 90-6Lah . -Th Govrnor of Haryana is pleased to constituie The Awards ( crmitte ( 1) the 
schemes for ti o Haryana State Safety and Welfare Awards for the factories in ihn sale of Hanyare for the year, 
1993 with the followingmembors with effect from the cate of publication of this notificaticr. in the Official 
Gazette . 


Officials 


Chairman 


1. Shii Zile Singh , IAS, Director, Industrial Safety & Health (Labour Department) 

Haryana , Chandigarh 


2 . 


Member 


Shri R.L.Kalra , Auditional Director, Industrial Safety and Health ( Labour 
Departm.nt) Faryara , Chandigarh 


Non -Officials 


1. Chri Yogesh Munjal, Managing Director, Minjal Showa Limited , Gurgaon 


Member 


2. Shri J.D. Chugh , Dirertor, Atlas Cycle Industries Limited , Sone pat 


Member 


3. Shri Rajinder Nath , Managing Director, C. Lall Electricals , Industrial Area , 

Ambala City 


Member 


4 . 


Shri D.S. Aggarwal, Vice - President, B.T.M., Bhiwani 


Member 


5. Shri S.K. Seldev , Associate Vice -President, Escorts Limited , Faridabad 


.. Member 


Member 


6. Shri Yogesh Verm :1, General Manager, Ballarpur Industries, Limited , Yamuna 

Nagar 


7. Shri K.K. Behal, Vice - President, Nuckhri Limited . Faridabad 


Member 


The object of the Committee would bi scrutinize and adjudge the claim for suitability of awards 
uutir th : sah mi.. Haryana State Safety and WcIfare Award . 


TheH14rtters of th : cum tee would be at Chandigarh but the Comittee or any sub -committee 
sponsored by it can hold its moting atcay oth r place in Haryana , as and when necessary . The Committee , 
sub.com niitce n y co op local experiencd Enoints at each station for its assistance . 


4. The non -officialmembers ofille committee shall berntitled to the Travelling Allowance in accord 
unc ; with Haryana Government circuler letter No. 704 - Pc 1(4)-72/9855 , dated the 6th April, 1972. Other 
ondition ; laid dowr is the Travelling Allowance Rules for the Government Employees will also apply to jour 
neyo pirformed by non - itficial nemburs except where otherwise provided . 


) . The expenditure involved in T.A. D.A. will be debitable to the head " 223C - Labour and Em 
ploym.n , 01 --Labour -- 102– Working Conditions and Safety (a ) Inspection (non -Plan )" and will be met frem 
within the sanctioned grant. The Labour Commissioner , Haryana will be Controlling Officer in respect of the 
Trav : lling Allowance etc. to the non - official members of the committti . 


6. The life of the committee would be upto 6 months from the date of publica !icn of this notification . 
The Committee would be n quired to meet at intervals considered necessary by the Clim : n . The quorum 
for any meeting will not b : less than thric members . 


S.K. SHARMA, 


Financial Commissioner & Secretary to Government , 

Haryana , Labour & Employment, Department, 


